UPD. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 माघ 1935 (श०) 
संख्या 62 राँची , बुधवार 

19 फरवरी , 2014 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


. . . - - - 


अधिसूचना 
19 फरवरी, 2014 


संख्या-1/पी0 - 104/ 2010 का .- 1578--सचिव, सहकारिता विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर 


पदस्थापित श्री के0के0 सोन, भा .प्र. से. ( झाः98) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य 


निर्वाचन पदाधिकारी , मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग , झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 19 फरवरी 2014 


संख्या-1/पी0 -104/2010 का .-1579-- सचिव , उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 


पदस्थापित श्रीमती हिमानी पाण्डेय , भा . प्र. से . ( झा : 98) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर 


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में 


रहेंगी। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 62 _ 50 | 


